पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2012 - 24115 . 


.. 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत, क्रमांक जी . 2- 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 मि . सं . भिलाई, दिनांक 
30- 05- 2001. " 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक. 347 ] 


रायपुर , शुक्रवार, दिनांक 4 जुलाई 2014 - आषाद 13. शक 1936 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन , नया रायपुर 


रायपुर . दिनांक 4 जुलाई 2014 


VAR 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 1 - 24 / 2014 /18. - छत्तीसगढ नगरपालिका अधिनियम , 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार, नगरपालिका डोंगरगढ़, जिला- राजनांदगांव ( छ. ग .) के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा 
अवधारित करता है : 
1 . डोंगरगद नगरपालिका को 24 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाय अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करना है .. . . 
2. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड सं एक पार्षद निर्वाचित किया जायेगा . 


. 


. 


अनुसूची 


वार्ड क्रमांक 


वार्ड का नाम 


आजाद वार्ड 


इंदिरा वार्ड 


रेल्वे स्कूल वार्ड 


रेल्वे अस्पताल वार्ड . 
इंदिरा नगर वार्ड 


रेल्वे स्टेशन वार्ड 


वधियाटोला वार्ड . . . . 


693 . 


छत्लीसा राजा , दिनांक जुलाई 2014 


mm 


m 


mmmmm 


वार्ड क्रमांक 


वार्ड का नाम 


छिरपानी वार्ड 


अम्बेडकर वाई 


समोश वाई 


बालेश्वरी वार्ड 


नरसिंग वाई 


विनोबाभावे वार्ड 


बेहरू वार्ड 


राजेन्द्र वार्ड 


दन्तेश्वरी वार्ड 


पटेल वार्ड 


18 


गांधी वार्ड 


- 


19 


भगतसिंह वार्ड 


सुभाष वार्ड 


पंडित दीनदयाल उपा . वार्ड 


श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड 


. 


23 


शिवाजी वार्ड 


. . राधिका नगर वार्ड 


. 


. 


- 


- 


- 


. छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक व जुलाई 2014 


694 ( 1 ) 


पहाटी तत्र 


आजाद वार्ड कमांक 01 
उत्तर लेडीजोब रोड तालाब रजपालसिंह के फार्म हाऊस से कक्कड़ फार्म हाऊस होते हुए सुरेश 

सोनी से नटवर भाई गोदाम तक 
पूर्व नरसरी, अटल आवास से बीआरसी. भवन कन्या शाला होते ईशुप्रेम के मकान तक 
दक्षिण मुख्य सड़क से रमेश भाई पटेल घर से पटेल समाज धर्मशाला से सदु लोहार के घर तक 
पश्चिम विरेन्द्र सोनी मकान से अखाडा, मुख्य नाला सीमा होते मजार पुलिया से रजपाल सिंह फार्म 
हाऊस तक 

इंदिरा वार्ड क्रमांक 02 
उत्तर माधो धोबी के घर से पील्ले आरामशीन होते हुए पाईप फैक्ट्री से बुद्ध प्रतिमा तक । 
पूर्व बुद्धप्रतिमा से बुढ़ादेव पहाडी जाने के मार्ग, आंगनबाड़ी भवन ममता घर के सामने तक 
दक्षिण · आंगनबाडी भवन से पहाडी तराई भाग , साई मंदिर के सामने मरकाम धर्मशाला ऊपर 

पहाडी तक 
पश्चिम देवारपारा नाला किनारे दंतेश्वरी मंदिर पुलिया नाला होकर माधो घोबी घर तक 

रेल्वे स्कूल वार्ड क्रमांक 03 
उत्तर पंप हाऊस कास पहाडी नीचला भाग से देवीदास ठाकरे निषाद घर होते हुए माया ओझा 

जी के मकान से ए . डी. चोखान्द्रे के घर तक 
पूर्व. ए. डी . चोखान्द्रे के घर से मुख्य सड़क होते खैरागढ़ रोड़ पश्चिम में तपनजाना के मकान 

से सिंहा काम्पलेक्स तक 
दक्षिण राबिन के मकान से पेट्रा निवास , गैस गोदाम से सतनाम भवन , काली मंदिर केदारबाडी, 

महेन्द्र भाई पटेल के मकान से पेट्रोल टंकी ईशुप्रेम तक 
पश्चिम कुम्हारपारा , सरस्वती शिशुमंदिर ; कन्याशाला, बीआरसी भवन के पीछे वार्ड सीमा लेते हुए 
करवारी पहाडी तक . 

- रेल्वे अस्पताल वार्ड कमांक 04 
उत्तर गौतम नगर खैरागढ़ रोड़ से सोसाईटी दुकान से शंकर साहू के फारेस्ट नाका से खेमचंद 

साहू के मकान से कृष्णा डाहरे, मधुकर शेंडे घर तक 
पूर्व शेंडे घर से आईल मिल से रेल्वे बाउंड्रीवाल होते हुए इंदिरा नगर स्वागत द्वार से तरूण 

. हथेल पुलिया तक 
दक्षिण तरूण हथेल घर के सामने पुलिया रोड़ से मित्तल निवास होते धीरज मेश्राम घर होकर 

पटियाला किराना दुकान के सामने रोड़ नाला तक 
पश्चिम चर्च के पीछे नाला से भगवानगिरी क्वार्टर से बिष्णु राउतकर से सरकारी क्वार्टर होते हुए 
रेल्वे पानी टंकी, गौतम नगर सड़क तक 

इंदिरा नगर वार्ड कमांक 05 
उत्तर खैरागढ़ रोड़ 132 के .व्ही. रोड़ से कृष्णा डाहरे , तुलसाबाई , करबला से पुरानी भाट्ठी नाला 

तक 
पूर्व करबला पीछे नाला से शमशान घाट होते हुए द्वारका साहू गुरूजी घर पीछे वर्मा वकील 

के घर होते हुए सीलीपाठ फैक्ट्री तक . 
दक्षिण चंपालाल मेश्राम घर सामने सीसी रोड़ से सीधा इंदिरा नगर, ताराचंद समुन्द्रे, शोभा बघेल 

घर तक 
पश्चिम नाला किनारे रेल्वे बाउंड्रीवाल से रमेश समुन्द्रे घर होतु हुए बीडी क्वार्टर, आईल मिल 

होकर कृष्णा डाहरे घर तक खैरागढ़ मुख्य सड़क 


महन्द्र माइप 


1५112 ) . 


छत्तीसगढ़ राजपत्र. दिनांक जनाई 


- 


- 


रेल्वे स्टेशन वार्ड कमांक 06 
उत्तर रेल्वे चौक बिलमोरिया नाका से दुर्गा पंडाल , रेल्वे इन्सट्यूट से रेल्वे हास्पीटल होते मजार 

सेवानगर तरूण हथेल घर से शोभा कोटवारीन घर होते हुए पूर्व पार्षद सावित्री साहू घर 
से चंपालाल मेश्राम घर से फैक्ट्री तक 

सीलीपाठ फैक्ट्री से साई मंदिर , गोरखा खोली. पटेलबाडी से रेल्वे लाईन तक . 
दक्षिण मेंस यूनियन कांग्रेस भवन से दुर्गा मंदिर से सीधा रेल्वे लाईन पूर्व की ओर 


पूर्व 


पूर्व 


पश्चिम रेल्वे लाईन दुर्गा मंदिर से ओपी मिल से रेल्वे चौक होते हुए दुर्गा पंडाल तक 

बधियाटोला वार्ड कमांक 07 
उत्तर रेल्वे स्टेशन आरपीएफ बीस खोली होते हुए शिवमंदिर से रेल्वे लाईन पूर्व की ओर नवोदय 

विद्यालय परिसर तक . 
नवोदय विद्यालय परिसर से बधियाटोला हाईस्कूल होते हुए पंप हाऊस 6. 7 एवं हिरवानी 

फार्म तक 
दक्षिण बधियाटोला फ़ारेस्ट नाका से समयलाल डड़सेना घर से चुन्नीलाल ठाकुर , घनाराम वर्मा 

होते हुए भुवन सिंहा के मकान तक 
पश्चिम भुवन सिंहा के मकान से पेलोटी स्कूल, सुधाकर नायडू, आरपीएफ बीस खोली तकं 

छिरपानी वार्ड कमांक 08 
उत्तर छिरपानी कंटिंग के सामने टीबलू के मकान से पार्किंग मध्य रोड़ होते हुए डॉ. पल्लीवार । 

के मकान तक 
पूर्व पल्लीवार मकान से कुसुम मरकाम ( पूर्व पार्षद ) के घर होते हुए गौठान, नहरपारा , अनिल 

यादव के सीमा तक 
दक्षिण चंद्रगिरी द्वार से प्रज्ञागिरी होते हुए स्टॉप डेम नहरपारा, अनिल यादव सीमा तक 
पश्चिम चंद्रगिरी द्वार से कुशवाहा , जैस सहारे के मकान होते हुए बुद्ध प्रतिमा से टीबलू के मकान 
पार्किंग तक 

अम्बेडकर वार्ड कमांक 09 
उत्तर कावेरी लॉज के सामने राजू खान होटल से अशोका होटल, बौद्ध बिहार , ब्रदरहुड लॉज से 

परमारबाडा तक 
पूर्व सतीश मिश्रा के घर होते हुए हीरालाल साहू से अजय सहारे से सुलभ शौचालय तक 
दक्षिण सुलभ शौचालय से पार्किंग रोड़, हडडी गोदाम : नाला तक 
पश्चिम नाला से सीसी रोड़ होते हुए आई रमानगर से अनिल भाई घर होते राजू खान होटल तक । 


क नप 


- गणेश वार्ड क्रमांक 10 . 
उत्तर - छोटी मंदिर रेल्वे कासिंग से रेल्वे लाईन होते हुए रेल्वे स्टेशन प्लेट फार्म नं . 01 तक 
पूर्व प्लेटफार्म नं. 01 से रेल्वे स्वागत द्वार से कावेरी लॉज से अम्बादे के घर से होते हुए 

लांजेवार घर से नाला होकर पार्किंग सड़क तक 
दक्षिण पार्किंग सड़क से हडडी गोदाम नाला तक 


पश्चिम पार्किंग सड़क से शेण्डे लॉज, वर्मा लॉज एवं सावरिया रेस्टोरेंट से शाला नं . 03 वेलकम 

. लॉज, केजा होटलकसे छोटी मैदिर रेल्वे क्रासिंग तक नाला होते. अशा 


. 


. . .. .. . . . . 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक : जुलाई 2016 


694 ( 3) 


पर्व 


नरेन 


बम्लेश्वरी वार्ड कमांक 11 . 
उत्तर स्टेडियम के पीछे रेल्वे लाईन , रेल्वे गेट से रमेश ठाकुर , कमलेश काले, शनिमंदिर , गोविंद 

शर्मा से रेल्वे गेट , लॉज, सु . शौचा. नरेन्दर आरामशीन तक 
नरेन्दर आरामशीन से मंगल भवन, शमशानघाट होते हुए छिरपानी, केंटिन , डोरमैट्रि, होटल 

स्वागतम ,विजय कमल होटल तक 
दक्षिण विजय कमल होटल से बम्लेश्वरी पहाडी के पीछे बांसटाल तक 
पश्चिम बांसटाल से दम्माणी राईस मिल से मनोज राईस मिल, कालेज स्टेडियम होते हुए पीछे 
रेल्वे गेट तक 

नरसिंग वार्ड कमांक 12 
उत्तर गोल बाजार भंडरी किराना दुकान से लाल बिल्डिंग मदरसा, भंडारी चाल होकर रोजेन्द्र 

श्रीवास्तव , लक्ष्मीनारायण अग्रवाल बडे पूल तक 
· पूर्व बडे पुल नाला ( हस्पीटल के पीछे) होकर खालसा स्कूल के पीछे कल्याण गली मुख्य 

सड़क तक 
दक्षिण मुख्य सड़क से सतबीरसिंह सीटू के मकान से गायत्री मंदिर, होटल सागर से बड़े पूल 

रेल्वे लाईन सीमा से छोटी मंदिर रेल्वे गेट तक 
पश्चिम रेल्वे गेट, गाडी पडाव से जयस्तंभ चौक , भगतजी के मकान से केशव अग्रवाल , हैप्पी 
कलेक्शन से भंडारी किराना दुकान तक 

विनोबाभावे वार्ड क्रमांक 13 
उत्तर बुधवारी पुलिया, विश्वकर्मा खादवाला, प्राथ. स्वा . केन्द्र से अजित बग्गा, खालसा स्कूल से 

गुरुद्वारा, छोटी मस्जिद से बंशी साहू पूर्व पार्षद घर तक 
पूर्व तराने किराना दुकान से गोल्डी दुकान होते हुए ओरिएण्ट पेपर मिल आफिस तक । 
दक्षिण ओपी मिल से गुरमीत सिंह मंगू के मकान, बसेरा होटल, जसवंतसिंह टीटी , डॉ. चौधरी से 

सीताबाडी, हरविंदर मंगे घर से कल्याणसिंह मकान तक 
पश्चिम कल्याणसिंह मकान गली से श्रीवास्तव होते हुए खालसा स्कूल पीछे नाला से बुधवारी 
पुलिया तक 

नेहरू वार्ड कमांक 14 
उत्तर बुढादेव पहाडी तराई, रेवती यादव के मकान से पहाडी भाग लेते हुए शुभम यादव के 

मकान से कादवली मजार परिसर तक 
पूर्व कादवली मजार से रेल्वे सीमा नाला होते हुए वेस्लीयन स्कूल, केथोलिक चर्च पीछे नाला , 

पटियाला दुकान तक 
दक्षिण पटियाला दुकान से मटन मार्केट होते हुए गिरजा घर , जोधसिंह काम्पलेक्स, बुधवारी स्कूल 

से इकबालसिंह कक्कड़, काली गुप्ता गॉरमेंट नाली तक 
पश्चिम मनबहल साहू नाली से गणेश मंच होते हुए एकता चौक , शिवमंदिर से तुरकर मेडम गली 
होते हुए बुढादेव पहाडी , रेवती यादव मकान तक 

राजेन्द्र वार्ड कमांक 15 
उत्तर अशोक वर्मा के घर से नारायण घर होते हए बुढादेव पहाडी तराई होते हए रोहण सिंहा 

से लेखन लाल तुरकर मैडम सामने सीसी रोड गली तक 

तुरकर मैडम सामने गली से शिवमंदिर एकता चौक पीछे नाली से मनबहल साहू घर तक 
दक्षिण मनबहलसाहू मकान से महेन्द्र भाटिया, से कक्कड़ हार्डवेयर, अरोरा के मकान निकिता 

लॉज, सब्जी मंडी, राजस्थान मिष्ठान से बुधवारी पुलिया तक 
पश्चिम बुधवारी पुलिया नाला होते हुए विक्टर थामस , दशरथ के मकान से संजय निषाद से . 

मिटठूलाल रणंसेर के मकान से नाला होते अशोक वर्मा तक .. .. . 


- 


it 
694 ( वा 


SEList keif time 

दाजपत्र, दिनाक 4 जुलाई 2014 


4 


- 


- 


- 


- 


- 


दन्तेश्वरी वार्ड कमांक 16 
उत्तर सिंघोलाबांधा तालाब से सुलभ शौचा. संस्कार प्ले स्कूल , मुसा मजार से देवांगन चाल 

पुलिया तक 
पूर्व पुलिया नारायण का घर से नाला होते हुए दंतेश्वरी पुलिया , अरूण पशीने से मांगीलाल 

चोपडा के मकान तक 
दक्षिण मांगीलाल चोपडा, संजय श्रीवास्तव दंतेश्वरी चौक से कटकवार घर से जगतारसिंह के घर 

होते हुए नवीन श्रीवास्त के घर तक 
पश्चिम नवीन श्रीवास्तव के घर से रफीक के मकान से मिटटू खान सब्जी वाले घर से सिंघोला 
बांधा तालाब तक 

पटेल वार्ड कमांक 17 
उत्तर लियाकत अली (कबाडीवाला ) काली मंदिर होते हुए बीमा आफिस, साई मंदिर से 

अर्जनलाल श्रीवास्तव के मकान तक 
पूर्व पन्नालाल तिवारी से सिद्धकी सर के मकान से राधेश्याम तिवारी, आरआई क्वाटर से साहू 

धर्मशाला बुधवारी पुलिया तक 
दक्षिण . बुधवारी पुलिया से डॉ . महेश तिवारी क्लीनिक से अनिल भूत, भंडरी स्टेशनरी, बालमंदिर से 

जैन मदिर से पुराना थाना एकता पान भंडार तक 
पश्चिम छात्रावास से सब्जी मंडी, हबीब काम्पलेक्स, पीताम्बर स्वामी के मकान से डॉ . मंजूर, 
कश्मीरी सायकल स्टोर्स हाईस्कूल चौक तक 

. गांधी वार्ड कमांक 18 
उत्तर थाना चौक, मधु होटल से पूनाराम यादव , अजमेरी फ्लावर्स, डॉ . पीकू विश्वास से 

भगतसिंह चौक , बद्रीप्रसाद अग्रवाल होते हुए सिंघई जनरल स्टोर्स निर्मल जैन से मस्जिद 

से सुरेश इलेक्ट्रिकल्स, डॉ . पन्ना बाफना से जयस्तंभ चौक शिवमंदिर तक 
पूर्व शिवमंदिर से गिरधर दम्माणी के घर तक 
दक्षिण हीरालाल पटवा के मकान से बालोद्यान, महावीर मंदिर पेट्रोल टंकी से लाल निवास तक 
पश्चिम लाल निवास से मंदाकनी आश्राम से मधुहोटल तक 
- 

भगतसिंह वार्ड कमांक 19 . 
करेंट मिस्त्री के घर से रजा. स्टील शिवमंदिर , डॉ . श्रीवास्तव , लल्ला निवास ओम एसटीडी 

से केदार अग्रवाल किराना दुकान तक 
पूर्व रफीक फल दुकान से प्रदीप बाघ निवास से होकर कक्कड़ आईल मिल तिवारी 

काम्पलेक्स होते हए किसनलाल गटटानी के मकान तक 
दक्षिण गटटानी मकान से समलिया दर्जी, लक्ष्मीसेन , दाऊ मेडिकल, समारू नामदेव , मछली 
. . . .... मार्केट से कक्कड़ गोदाम, नवाजखान , गिरधर पटेल घरं, तक 

पश्चिम पीपलेश्वर महादेव मंदिर से मोहन सिंहा के मकान से धर्मकांटा होते हुए राजेन्द्र सिंह, 
.. . करेंट मिस्त्री के घर तक 

सुभाष वार्ड कमाके 20 . 
उत्तर - जेल के सामने होली एंजिल्स स्कूल से मोटघरे वेल्डिंग से बलीराम सिंहा से थाना चौक 
" तक . . . . 

पूर्व थाना चौक, से थाना परिसर, करीम भाई के घर , आदर्श नगर, भाटिया चाल रेल्वे गेट तक 
. दक्षिण भाटिया चाल रेल्वे गेट , रेल्वे लाईन सीमा , मोहन पार्षद के घर होते हुए, भूरवाटोला , 

IHSDP क्वाटर तक 
पश्चिम IHSDP क्वाटर से होली ऐंजिल्स स्कूल, जेल के सामन बोरतालाव रोड तक 


. 


. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014 


694 ( 5 ) 


पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड कमांक 21 
उत्तर कोल्हार घाट रोड़, रफीक बिल्डिंग से दाते पटवारी घर होते हुए उत्तम कंडरा, दौलत 

कंडरा से मुकेश पांडे घर होते बंगाली पारा सुफल भगत मंदिर से रविदास मंदिर होतु हुए 

महेन्द्र परिहार के घर तक 
पूर्व महेन्द्र परिहार के घर से टीकाराम तिवारी , तराने आटा चक्की से थाना चौक तक 
दक्षिण थाना चौक से पीएचई आफिस, फारेस्ट नाका होते हुए राजकुमार मालेकर के मकान से 

तिवारी एसटीडी से जेल तक 
पश्चिम जेल पीछे सिंहा जी का आवासीय प्लाट से विमलेश द्विवेदी के मकान से रफीक वेल्डिंग 

तक 


पूर्व 


श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड क्रमांक 22 
उत्तर कोल्हार घाट रोड़, पंप हाउस , रमाकांत, के मकानं , कन्हैया वर्मा घर होते हुए आनंद 

किराना दुकान, ठाकुरराम यादव से पुराना जनपद आफिस तक । 
पूर्व पुराना जनपद आफिस, एसडीएम बंगला, एमएलए बंगला, पशु चिकित्सालय तक 
दक्षिण पशु चिकित्सालय से वर्मा वेल्डिंग , शिंव तिवारी, मोचीपारा, दीपलाल रगड़े से रघु कंडरा 

घर होते. हुए अगनू कंडरा , उषा के मकान से कंडरापारा स्कूल पंप हाउस तक 
पश्चिम कोल्हारघाट पंप हाउस चौक . .. 

. शिवाजी वार्ड कमांक 23 . 
उत्तर चिंताराम यादव के खेत से नाला सीमा होकर हेमंत चौहान के प्लाट नाला तक 

हेमंत चौहान प्लाट से राईसमिल सड़क मार्केटिंग सोसाईटी तक . 
दक्षिण मार्केटिंग सोसाईटी से . पुराना रेस्ट हाउस पीछे सरकारी क्वाटर, राजीव मिश्रा घर होते हुए 

गज्जी लोहार घर से आनंद मिश्रा किराना दुकान गली से बघेल बाबू घर से जालिम सिंह , . 

चंद्रकांतसिंह ठाकुर से वर्मा घर तक 
पश्चिम कोल्हार घाट पंप हाउस चौक से लक्ष्मण ठेकेदार घर होते हुए चिंताराम यादव के खेत 
तक. .. . 

राधिका नगर वार्ड कमांक 24 . .. . . 
उत्तर लेडीजोब तालाब पार, साबिया मकान को लेते हुए कपिल तिवारी से मजार पास के 

मकानों को लेते हुए मजार पुलिया, नाला सीमा से अखाड़ा तक 
पूर्व अखाड़ा सामने सुधीर श्रीवास्तव मकान से शशिकला पूर्व पार्षद घर होते पुराना बस स्टैण्ड 

होते हुए हाईस्कूल चौक तक 
दक्षिण हाईस्कूल चौक से नगर पालिका कांपलेक्स बस स्टैण्ड, तहसील कार्यालय तक 
पश्चिम तहसील कार्यालय से पुराना रेस्ट हाउस पीछे सड़क से राजकुमार द्विवेदी के मकान होते 
. हुए राईसमिल नाला तक 

छत्तीसगढ़ के राज्यात के नाम से नया मानुसार , 

एम. एम. मिंज, उप - सचिव . 


रायपुर , दिनांक 4 जुलाई 2014 


क्रमांक एफ. 1 - 24 / 2014/18. --- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग को अधिसूचना क्रमांक एफ1 
24/ 2014/ 18. दिनांक 04- 07 -2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

एम . एम. मिंज. उप - सचिव . 
म मन्त्राचा 

REHI ही 


DPREMPHYTE remeg h - 


( 94 ( 0 ) 


Chihna 113142 , fatica lütmis 2014 


www . 


Raipur, the 4th July 2014 


NOTIFICATION 


No . f 1- 24 /2014118 . - -- In exercise of the powers conferred by sub -sectiunilor Section 
29 of the Chhattisgarh Municipalities: Aci. 1961 (No. 37 of 1961 ). the State Government. hereby 
determine the extent of Wards of Municipal Council Dongargarh . Districi-Rajnadgaon as per 
Schedule given below : 
1. Divide the Dongargrh Municipal Council in to 24 wards and define the limit of all such 

wards as per Schedule . 
2 . Notify that one member shall be elected for every ward . 


Ward No. 


Name of Ward 


Azad Ward 


M 


7 . 


8 


Indira Ward 
Railway SchoolWard 
Railway Hospital Ward 

Indira Nagar Ward 
Railway Station Ward 
Badhiyatola Ward 
ChhirpaniWard 
Ambedkar Ward 

Ganesh Ward 
Bamleshwari Ward 

Narsingh Ward 
Vinoba Bhave Ward 

Nehru Ward 


MA 


10 


11 


. . 


14 


. 
; 


15 


· Rajendra Ward 
Danteshwari Ward 

Patel Ward 
Gandhi Ward : . . 
Bhagat Singh Ward 

Subhash Ward 
Pi.Deendayal Upadhyay Ward . 
Shyama Prasad Mukharjee Ward 

Shivaji Ward : 
E . : Radhika Nagar Ward : 


. . 


21 


is 


5 


1: 


, 


